HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या 


12 


राँची, बुधवार 


27 मार्च 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 188- 210 भाग-4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 

पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


189 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
15 मार्च, 2019 ई ० 


संख्या-18/विविध (07) -04/ 2017- 1482 राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में Mobile Tower 
Project के अन्तर्गत Mobile Towers के अधिष्ठापन हेतु प्रभावशाली समन्वय एवं संबंधित विषय के 
समाधान हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-148, दिनांक-09.01.2019 के द्वारा मुख्य सचिव , झारखण्ड 
की अध्यक्षता में गठित समिति का पुनर्गठन आंशिक संशोधनोपरान्त निम्नवत किया जाता है: 


सचिव , 


अध्यक्ष 


सदस्य 


03 


सदस्य 


01 

मुख्य झारखण्ड 
02 प्रधान सचिव , 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची। 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव , 
सूचना प्रोद्योगिकी एवं ई- गवर्नेस विभाग , झारखण्ड । 

अपर पुलिस महानिदेशक ( अभियान), झारखण्ड । 
05 महानिरीक्षक ( के ० रि ० पु ०ब ०), झारखण्ड । 

DDG, LSA, DOT 


04 


सदस्य 


. 


सदस्य 


06 


सदस्य संयोजक 


07 


CCA , DOT 


सदस्य 


08 


CEO , JCNL , Jharkhand 


सदस्य 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बाल किशुन मुण्डा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


190 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2019 ई ० 


संख्या -12/ पी01-8004/ 2013- 1353 श्री विजय कुमार महतो, पुलिस उपाधीक्षक के विशेष 
शाखा से पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय), पाकुड़ के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना 
संख्या-3418, दिनांक-20.06.2018 को निरस्त किया जाता है । 


2 


विभागीय अधिसूचना संख्या-4739, दिनांक-23.03.2018 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है 


. 


" पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पाकुड़ " को "पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची " 
पढ़ा जाय । इस अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
12 मार्च, 2019 ई ० 


, 


संख्या-13/ एल०-101/ 2017- 1408 श्रीमती प्रिया दूबे, भा ० पु० से०, पुलिस महानिरीक्षक 
( प्रशिक्षण ), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 की कंडिका -18 ( D) (I) 
एवं 18 ( D) (5) के आलोक में दिनांक-02.03.2019 से 19.03.2019 तक कुल ( अठारह ) दिनों के 
Child Care Leave की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिन्हा , 


191 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
13 मार्च, 2019 ई ० 


संख्या -13/ एल०-109/ 2018- 1421 श्री मदन मोहन लाल, भा ० पु० से ०, पुलिस उप - महानिरीक्षक 
( बजट ), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 
20 के तहत दिनांक -29.12.2018 से 02.01.2019 तक कुल -05 (पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

उक्त अवधि के लिए श्री लाल , भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
14 मार्च, 2019 ई ० । 


सी ०, 


भारत 


संख्या -13/ डी01-113/ 2018-1460 

गृह मंत्रालय , सरकार के पत्रांक 
I- 21015/ 03/2019-IPS - I , दिनांक -21.01.2019 के आलोक में डा० जया राय, भा ० पु ० से• ( 2011), पुलिस 
अधीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को केन्दीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस 
अधीक्षक, एन ० आई ० ए० के पद पर योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


192 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
27 फरवरी , 2019 ई ० | 


2 . 


- 


, 


3 . 


, 


संख्या -10/विविध-1011/2018 ( खण्ड-1 )- 1123-- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग 
राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय 
संकल्प संख्या-2108, दिनांक -07.05.2012 (प्रति संलग्न ) द्वारा लिया गया था । 

उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित 
झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक 
में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए 
अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, छठी संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या 
6109, दिनांक-10.11.2017 एवं सप्तम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या -3840, दिनांक 
11.07.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया । 

विभागीय उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के आश्रितों का 
लाभ देने संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक -2551 , दिनांक -28.12.2018 एवं 2560 , 
दिनांक-02.01.2019 एवं पत्रांक-2561, दिनांक -02.01.2019 द्वारा प्राप्त हुआ । उक्त प्रतिवेदन के 
आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों का लाभ 
देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के 
अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी । 

संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित 
झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि 
का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं 
प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा । 

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा 
सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके । 

6 . यह दिनांक -01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु , जो बाद में हो , की तिथि से 
प्रभावी होगा । 
अनु .- यथोक्त । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


4 . 


5 . 


इग्नातियुस कुल्लू , 
सरकार के उप सचिव । 


193 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गृह विभाग के संकल्प संख्या-6 /विविध -1013 /2008-2108, दिनांक -07.05.2012 में निहित प्रावधानों के 

अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची: 


क्र ० 


नाम एवं पता 


पूर्व का वर्गीकरण 


आश्रित को लाभ देने का आधार 


संकल्प सं. 


2108 दिनांक 


07.05.12 के 


तहत वर्तमान 
का वर्गीकरण 


1 . 


अधिसूचना सं .-4920 अंचल अधिकारी, गाण्डेय (गिरिडीह ) कण्डिका -3 ( क ) 
दि .-10.08.15 द्वारा अधिसूचित का पत्रांक -926 , दिनांक 
आन्दोलनकारी , कण्डिका-3 ( क ) 19.07.2018 द्वारा आश्रित होने 

संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर 
आयोग की अनुशंसा । 


मसो. रंधोनी देवी 
पति- स्व . राम किशुन 
हेम्ब्रोम 
ग्राम - पुतरिया 
पोस्ट - बुधुडीह 
थाना - अहिल्यापुर 
प्रखण्ड- गाण्डेय , 
जिला- गिरिडीह 
मसो. मरियम मुर्मू 
पति - स्व . माइकल सोरेन 
ग्राम - झलकडीहा 
पोस्ट-टिकलटो 


2 . 


कण्डिका -3 ( क ) 


अधिसूचना सं .- 4920 अंचल अधिकारी , बेंगाबाद 
दि .-10.08.15 द्वारा अधिसूचित (गिरिडीह) का पत्रांक -512, दिनांक 
आन्दोलनकारी , कण्डिका -3 ( क ) 23.05.2018 द्वारा आश्रित होने 

संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर 
आयोग की अनुशंसा। 


थाना - बेंगाबाद 
प्रखण्ड- बेंगाबाद 


3 . 


कण्डिका-2 


जिला - गिरिडीह 
मसो. फुलमुनी किस्कू 
पति - स्व . सोनालाल हेम्ब्रम 
ग्राम - रूपायडीह 
पोस्ट - मेझिया 


( अन्य ) 


अधिसूचना सं .-4920 अंचल अधिकारी , जामताड़ा का 
दि .- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित | पत्रांक -783, दिनांक -24.07.2018 
आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 ( अन्य) द्वारा आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन 

के आधार पर आयोग की अनुशंसा। 


थाना- जामताड़ा 


प्रखण्ड- जामताड़ा 


जिला - जामताड़ा 


194 


4 . 


कण्डिका-3 ( क ) 


मसो . ओहमंती लकड़ा 
पति - स्व . पैकस लकड़ा 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 मार्च, 2019 

अधिसूचना सं .-4920 अंचल अधिकारी, गुमला का पत्रांक 
दि .- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित 556, दिनांक-02.06.2018 द्वारा 
आन्दोलनकारी , कण्डिका-3 ( क ) आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन के 

आधार पर आयोग की अनुशंसा। 


ग्राम - करमटोली , 


पोस्ट - गुमला 
थाना - गुमला 
प्रखण्ड- गुमला 
जिला - गुमला 


5 . 


कण्डिका-2 


( अन्य ) 


मसो. हेमनी देवी 
पति - स्व . बृजलाल महतो 
ग्राम - बोंगाबार 
पोस्ट- भरेचनगर 


अधिसूचना सं .-4920 अंचल अधिकारी, माण्डु का पत्रांक 
दि .- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित | 634,दिनांक-05.06.2018 द्वारा 
आन्दोलनकारी, कण्डिका -2 ( अन्य ) | आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन के 

आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


थाना - माण्डु 
प्रखण्ड- माण्डु 
जिला - रामगढ़ 


6 . 


कण्डिका-3 ( क ) 


मसो. रोजमेरी सोरेन 
पति - स्व . रूपधन मुर्मू 
ग्राम- खरना 


अधिसूचना सं .-4920 अंचल अधिकारी , मसलिया का 
दि .- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित | पत्रांक -532 , दिनांक -30.07.2018 
आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 ( क ) द्वारा आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन 

के आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


पोस्ट - कुसुमघाटा 


थाना - टोंगरा 
प्रखण्ड- मसलिया 


जिला - दुमका 


1 . 


कण्डिका-3 ( क ) 


मसो. देवकी देवी 
पति - स्व . नीलकंठ राय 
ग्राम - बंगाखलार 


अधिसूचना सं .- 4920 अंचल अधिकारी , डोमचांच का 
दि .- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित | पत्रांक -640, दिनांक -25.08.2018 
आन्दोलनकारी , कण्डिका-3 ( क ) द्वारा आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन 

के आधार पर आयोग की अनुशंसा। 


पोस्ट - ढाब 


थाना - डोमचांच 
प्रखण्ड- डोमचांच 
जिला- कोडरमा 
मसो. गुंजरी देवी 
पति - स्व . अनहच राय 


8 . 


कण्डिका-3 ( क ) 


अधिसूचना सं .-4920 अंचल अधिकारी, डोमचांच का 
दि .- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित पत्रांक -641, दिनांक -25.08.2018 
आन्दोलनकारी, कण्डिका -3 ( क ) द्वारा आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन 

के आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


ग्राम - बंगाखलार 


पोस्ट - ढाब 


थाना - डोमचांच 


प्रखण्ड- डोमचांच 


जिला- कोडरमा 


195 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 मार्च, 2019 


9 . 


कण्डिका-3 ( क ) 


मसो. देवन्ती देवी 
पति- स्व . चरकु सिंह 
ग्राम - लक्ष्मीपुर 
पोस्ट - फुलवरिया 
थाना - नवलशाही 
प्रखण्ड- डोमचांच 


अधिसूचना सं .-6109 अंचल अधिकारी, डोमचांच का 
दि .- 10.11.2017 द्वारा अधिसूचित | पत्रांक -843, दिनांक -07.12.2018 
आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 ( क ) द्वारा आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन 

के आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


जिला- कोडरमा 


10 


मसो. नसीमा खातुन 


कण्डिका-3 ( क ) 


पति - स्व . मो . अनवर मियां 


अधिसूचना सं .- 3840, 
दि .-11.04.2018 द्वारा अधिसूचित 
आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 ( क ) 


अंचल अधिकारी, माण्डु का पत्रांक 
909, दिनांक -27.07.2018 द्वारा 
आश्रित होने संबंधी प्रतिवेदन के 
आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


ग्राम - बोंगावार 


पोस्ट- भरेचनगर, सांडी 


थाना - माण्डु 
प्रखण्ड- माण्डु 
जिला - रामगढ़ 


( इग्नातियुस कुल्लू ) 
सरकार के उप सचिव । 


196 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


संकल्प 
08 मार्च, 2019 ई ० 


विषय: 


झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के लिए वतमान निर्धारित दैनिक कत्र्तव्य 
भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता रू० 400 ( चार सौ रूपये ) मात्र प्रति गृह रक्षक की दर में वृद्धि 
करते हुए , 

दैनिक कत्र्तव्य भत्ता की दर रू. 500 (पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिदिन प्रति 
गृह रक्षक की स्वीकृति के संबंध में । 


2 . 


पत्र संख्या -07/हो.गा . ( स्था .)-05/ 2013- 1257-- गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प 
संख्या-1168 , दिनांक-03.03.2016 द्वारा राज्य के गृह रक्षकों ( ग्रामीण एवं शहरी) का दैनिक कर्तव्य 
भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता रू ० 400 ( चार सौ रूपये) मात्र किया गया था । वर्तमान मंहगाई दर को देखते 
हुए गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के दैनिक कत्र्तव्य भत्ता में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव सरकार के समक्ष 
विचाराधीन था । 

राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अन्तर्गत शहरी एवं 
ग्रामीण गृह रक्षकों के दैनिक कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता की वर्तमान देय राशि रू. 400 
( चार सौ रूपये) मात्र प्रतिदिन प्रति गृह रक्षक को बढ़ा कर रू. 500 (पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिदिन प्रति 
गृह रक्षक करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

उक्त बढ़ोत्तरी दिनांक -01.04.2019 के प्रभाव से लागू होगा । 

उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले व्यय का वहन शीर्ष “ माँग सं.-22- मुख्य शीर्ष-2070 
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- लघु शीर्ष- 107-होमगार्ड , ग्रामीण " के अन्तर्गत बजटीय उपबंध से किया जाएगा । 
इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, महासमादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची होंगे । 


3 . 


4 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रवि शंकर वर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


197 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
05 मार्च, 2019 ई ० । 


संख्या-12/ डी0-1001/ 2018- 1267 विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-4194 , दिनांक -22.10.2009 
द्वारा स्वीकृत विशेष कार्य बल (एस ०टी ० एफ ०) के पदों पर प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को 
भी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-748 , दिनांक- 19.02.2008 की कंडिका-5 के अनुरूप विशेष सुविधा 
स्वीकृत किया जाता है । यह स्वीकृति सातवें वेतनमान् पुनरीक्षण के आलोक में मूल वेतन का 
50 प्रतिशत एसटी०एफ ० भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधाओं के पुनरीक्षण हेतु विभागीय कार्यालय आदेश 
संख्या-1214, दिनांक-01.03.2019 के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय से 
अच्छादित होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कुमार सिंह, 


अनिल 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
05 मार्च, 2019 ई ० । 


गृह रक्षा 


संख्या -07/होगा. ( स्था ० )-20/ 2014- 1130 श्री रवि कुमार कुजूर, जिला समादेष्टा, 
वाहिनी, रामगढ़ को स्थानान्तरित कर जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बोकारो के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त श्री कुजूर अगले आदेश तक जिला समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी, रामगढ़ 
के प्रभार में रहेंगे । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रवि शंकर वर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


198 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
07 मार्च, 2019 ई ० 


संख्या -12/ पी .- 8003/ 2019- 1316 श्री ओम प्रकाश , पुलिस उपाधीक्षक , झारखण्ड जगुआर 
( एस.टी.एफ.), राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , 
बालुमाथ, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .-8003/ 2019- 1317 श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक , अपराध 
अनुसंधान विभाग , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , गुमला 

के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या -12/ पी .- 8003/ 2019- 1318 श्री नितिन खण्डेलवाल , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , 
बालुमाथ, लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , झारखण्ड जगुआर 
( एस.टी.एफ.), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8003/ 2019- 1319 श्री विमल कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गुमला 

को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यमंत्री सुरक्षा), विशेष शाखा, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


199 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
28 फरवरी , 2019 ई ० । 


संख्या-13 /एल०-112/ 2015-1177-- श्री कुलदीप द्विवेदी , भा ०पु ० से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक , सिंहभूम 
( कोल्हान ) क्षेत्र, चाईबासा को उनके द्वारा दिनांक 31.12.2018 से 08.01.2019 तक कुल -09 ( नौ ) दिनों के 
उपभोग किये गये आकस्मिक / अनुमति अवकाश को प्रत्यावर्तित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) 
नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 31.12.2018 से 08.01.2019 तक कुल -09 ( नौ ) 
दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2. उक्त अवधि के लिए श्री द्विवेदी , भा ० पु० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
28 फरवरी , 2019 ई ० । 


-- 


. 


संख्या -11/ स्था ० राज०-21/ 2005 ( खण्ड)- 1179 श्री श्याम सुंदर प्रसाद सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेरमो, तेनुघाट को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600-39100 , 
PB-III, ग्रेड पे -6600 ) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इकबाल आलम अंसारी , 
सरकार के विशेष सचिव । 


200 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
28 फरवरी , 2019 ई ० | 


संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 1180 श्री निर्मल शशि तिर्की, पुलिस उपाधीक्षक , 
झा.स.पु.-10, होटवार , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , 
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1181 श्रीमती ईला तिग्गा , पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु. 
10 , होटवार , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , राज्य 
औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1182 श्री आद्रियानुस केरकेट्टा, पुलिस उपाधीक्षक, राज्य 
औद्योगिक सुरक्षा बल , बोकारो को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , 
झा स.पु.-1, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1183 श्री सुरेश प्रसाद पासवान, पुलिस उपाधीक्षक , 
आई.आर.बी.-2, चाईबासा, कैम्प -मुसाबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक , पुलिस उप -महानिरीक्षक कार्यालय , संथाल परगना क्षेत्र , दुमका के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1184 श्री राजेन्द्र कुमार चैधरी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक , 
झा.स.पु.-9, साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस उपाधीक्षक , 
झा.स.पु.-8, लेस्लीगंज , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 1185 श्री राजेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक , आई.आर.बी. 
4, लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


-- 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1186 श्री राजा कुमार मित्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
महगामा , गोड्डा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


201 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1187 श्री प्रदीप पाल कच्छप , पुलिस उपाधीक्षक , सम्प्रति 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में , को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , आई.आर.बी.-4, लातेहार के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1188 श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस 
उप-महानिरीक्षक कार्यालय, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महगामा , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


, 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1189 श्री आनन्द मोहन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक , 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल 
पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 1190 श्री अमित कुमार कच्छप , पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय ), जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , 
आई.आर.बी.-5, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1191 श्री संजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड 
जगुआर ( एस.टी.एफ.), राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय ), जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1192 श्री रंजीत कुमार लकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक , 
यातायात, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, अपराध 
अनुसंधान विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 1193 श्री अनुज उराँव , पुलिस उपाधीक्षक , अपराध 
अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक, यातायात, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


202 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
28 फरवरी , 2019 ई ० । 


संख्या -11/ स्था ० राज०-21/ 2005 ( खण्ड) - 1198 श्री राजेन्द्र ठाकुर, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला 
प्रोबेशन कार्यालय, झूटी को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100, PB-III, ग्रेड 
पे -6600 ) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या-11/ स्था ० राज०-21/ 2005 ( खण्ड)- 1199 श्री प्रमोद नारायण सिन्हा , प्रोबेशन 
पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन कार्यालय , गुमला को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
15600-39100 , PB-III, ग्रेड पे -6600) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -11/ स्था ० राज०-21/ 2005 (खण्ड)- 1200 श्री दीपक कुमार मालवीय , प्रोबेशन 
पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन कार्यालय, देवघर को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
15600-39100, PB-III , ग्रेड पे -6600) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या -11/ स्था . राज०-21/ 2005 ( खण्ड)- 1201 श्री केदार राम , प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला 
प्रोबेशन कार्यालय , लातेहार को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600-39100 , PB- III, 
ग्रेड पे -6600 ) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इकबाल आलम अंसारी, 
सरकार के विशेष सचिव । 


203 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 27 मार्च, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
18 फरवरी , 2019 ई ० । 


संख्या -13/ पी.1-8001/ 2010- 968 /सी.,-- श्री क्रांति कुमार गडिदेसी, भा.पु.से. ( 2006) , 
पुलिस अधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त 
समादेष्टा, झा.स.पु.-1, राँची के प्रभार में रहेंगे। 


- 


संख्या-13 / पी.1-8001/2010- 969 /सी.,-- सुश्री कुसुम पुनिया , भा.पु.से. ( 2010), 
समादेष्टा, झा.स.पु.-1, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झा.स.पु. 
10 , महिला बटालियन , होटवार , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/ पी.1-8001/ 2010- 970 /सी.,-- श्रीमती संध्या रानी मेहता, भा.पु.से. ( 2010 ), 
समादेष्टा, झा.स.पु.- 10 , महिला बटालियन , होटवार , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-13/ पी.1-8001/2010- 971 /सी.,-- श्री नौशाद आलम अंसारी, भा.पु.से. ( 2010), 
समादेष्टा , झा.स.पु.-4 , बोकारो ( अतिरिक्त प्रभार - समादेष्टा , राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल , 
बोकारो) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , संचार एवं तकनीकी 
सेवाएँ, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


204 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
18 फरवरी , 2019 ई ० । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 972 श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष 
शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 973 श्री प्रेम नाथ , पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय-2), 
पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 974 श्री मनोज कुमार महतो, अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, रंका , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 975 श्रीमती पूनम मिंज , पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), 
बोकारो को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , झा.स.पु.-10 , महिला 
बटालियन , होटवार, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 976 श्री बबन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, आई.आर.बी.-1, जामताड़ा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 977 श्री जयदीप लकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), 
जामताड़ा को स्थानान्तरित करते 

हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), छूटी के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .-8005 / 2014- 978 --श्री विकास आनन्द लांगुरी , पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय), छूटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , सी.सी.आर., 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 979 श्री राजेन्द्र प्रसाद , पुलिस उपाधीक्षक , सी.सी.आर., 
राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , कोडरमा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


205 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 मार्च, 2019 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 980 श्री अमित कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , नगर , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 981 श्री आशीष कुमार महली, 

पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय ), पाकुड़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
छूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 982 श्री सतीश चन्द्र झा , पुलिस उपाधीक्षक , विशेष 
शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय ), बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 983 श्री प्राण रंजन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक , नगर, राँची 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गुमला के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005 / 2014- 984 श्री ओम प्रकाश, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , 
कोडरमा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , झारखण्ड जगुआर 
( एस.टी.एफ.), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 985 श्री क्रिस्टोफर केरकेट्टा, पुलिस उपाधीक्षक (प्रशासन ), 
पुलिस उप - महानिरीक्षक कार्यालय, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक, ए.टी.एस., राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


-- 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 986 श्री फैज अकरम , पुलिस उपाधीक्षक , झा.स.पु.-6, 
जमशेदपुर , सम्प्रति चिटफंड कांडों के अन्वेषण में सहयोग प्रदान करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो (सी.बी.आई. ), राँची में प्रतिनियुक्त , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक , झा.स.पु.- 8, लेस्लीगंज , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014-987 श्री कृष्ण कुमार , पुलिस उपाधीक्षक , आई.आर.बी.- 3, 
चतरा , 

सम्प्रति चिटफंड कांडों के अन्वेषण में सहयोग प्रदान करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
( सी.बी.आई. ), राँची में प्रतिनियुक्त , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक, झा.स.पु.-7, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 988 श्री विजय कुमार , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रंका , 
गढ़वा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , हुसैनाबाद, 
पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


206 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 मार्च, 2019 
संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 989 श्री राज किशोर, पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), 
देवघर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , सिमडेगा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


990 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014 

--श्री राजीव कुमार , पुलिस उपाधीक्षक , 
एस.आई.आर.बी. -2, झूटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , 
झा.स.पु.-6, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 991 श्री कुलदीप कुमार , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , 
खूटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चैनपुर , गुमला 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 992 श्री कमल किशोर , पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार 
निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 993 श्री मंगल सिंह जामुदा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , 
हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), देवघर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 994 श्री रविकांत भूषण , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
गोड्डा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा 
( एस.आई.बी. ), झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


-- 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 995 श्री अरविन्द कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, चैनपुर , गुमला को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 996 श्री आनन्द ज्योति मिंज , पुलिस उपाधीक्षक , 
यातायात , बोकारो को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड 
जगुआर ( एस.टी.एफ.), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 997 श्री विकास कुमार पाण्डेय , पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय), गुमला को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , 

झा.स.पु. 
1, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 998 श्री मदन मोहन प्रसाद सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक , 
आई.टी.एस., अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , यातायात , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


, 


207 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 मार्च, 2019 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 999 --श्री हरिशचन्द्र सिंह , पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा 
( एस.आई.बी.), झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय-2 ), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


संख्या -12 / पी .- 8005/ 2014- 1000 श्री कामेश्वर कुमार सिंह , पुलिस उपाधीक्षक , 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014 1001 --श्री प्रभात रंजन बरवार, अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , जगन्नाथपुर , चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक , हटिया , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी.-8005/ 2014- 1002 --श्री भोला प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक , झारखण्ड 
जगुआर (एस.टी.एफ.), राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय -2 ), पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1003 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक , 
झारखण्ड जगुआर ( एस.टी.एफ.), राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल 
पुलिस पदाधिकारी , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 1004 श्री अरविन्द कुमार, पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार 
निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
(मुख्यालय ), चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1005 श्री संजय कुमार , पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, 
झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय ), 
पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


-- 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1006 श्री 

राहुल देव बड़ाईक , पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार 
निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( प्रशासन ), पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 1007 श्री विनोद रवानी, पुलिस उपाधीक्षक , हटिया , राँची 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग , 
झारखण्ड , 

राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


-- 


208 


, 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1008 श्री प्रदीप उराँव , पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय), 
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, जगन्नाथपुर, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1009 श्री अमित कुमार कच्छप , पुलिस उपाधीक्षक , 
झा स.पु.-2, टाटीसिल्वे, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय ), जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1010 श्री अरविन्द उपाध्याय, अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , मधुपुर , देवघर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


1012 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1011 श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , मधुपुर, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014 

श्री महेश्वरी प्रसाद , पुलिस उपाधीक्षक , 
आई.आर.बी. -2, चाईबासा, कैम्प-मुसाबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक, झा.स.पु.-6, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 1013 श्री बिरेन्द्र कुमार राम , पुलिस उपाधीक्षक , विशेष 
शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1014 श्री अरविन्द कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक , 
एस.आई.आर.बी.-2, खूटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , सारठ , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या -12/ पी .- 8005/ 2014- 1015 श्री अनुज उराँव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , 
लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


209 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 मार्च, 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


#JYOTI KUMARI, KUMARI JYOTI KANHAIYA ,AT SRIKANHAIYA LAL AGRAWAL , 
शपथ पत्र सं ० 766, दिनांक 11 मार्च, 2019 के अनुसार JYOTI KUMARI AGRAWAL, के नाम से 
जानी जाऊँगी । 

JYOTI KUMARI , KUMARI JYOTI KANHAIYA, एवं JYOTI KUMARI AGRAWAL , तीनों 
एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


Qtr. No. -599 ,SEC - 3E, BOKARO STEELCITY , 


STATE - JHARKHAND , 


PIN CODE-827003, 


PERMANENT ADDRESS 


FLAT - A4C, INDIRA GARDEN, CHESHIRE HOME ROAD , 
BARIYATU, 
DIST.- RANCHI , 
STATE JHARKHAND, 
PIN CODE-834009, 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AMRIT पिता SRI BIRENDRA BHUSHAN AND KANCHAN LATA, शपथ पत्र सं 0 599 , 
दिनांक 21 फरवरी, 2019 के अनुसार AMRIT AMREESHWAR के नाम से जाना जाऊँगा । 

AMRIT एवं AMRIT AMREESHWAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


AMALTASH APARTMENTMODI COMPOUND 
HOTAL ARYA , KOKAR , 
P.S.- LALPUR, 
DIST.- RANCHI , 
STATE_JHARKHAND , 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 27 मार्च, 2019 


210 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ALAKU SINGH पिता LATE SRI DINU SINGH, शपथ पत्र सं ० 320, 

320 , दिनांक 
4 दिसम्बर , 2018 के अनुसार ALKU SINGH के नाम से जाना जाऊँगा | 

ALAKU SINGH एवं ALKU SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


MANGO , TOLA-KARMAGORA , 
P.O.- TUPKADIH, 
P.S.- BALIDIH, 
DIST.- BOKARO , 
STATE - JHARKHAND , 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 12 -- 50 | 


